निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 अग्रहायण 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1128) पटना , मंगलवार , 5 दिसम्बर 2017 


सं0 एम - 4 - 02 / 2006 ( खंड)- - 9389 

वित्त विभाग 


संकल्प 

4 दिसम्बर 2017 
विषय :- बिहार कोषागार संहिता, 2011 के फार्म में संशोधन के सम्बन्ध में । 

कोषागार संहिता, 2011 के नियम - 380 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
कोषागार संहिता, 2011 के BTC Form- 60 पूर्व से विहित के अतिरिक्त में संशोधन करने का निर्णय 
लिया गया है । तत्संबंधित विवरणी निम्न है: 

बिहार लघु खनिज नियमावली , 2017 की धारा - 69 के तहत् मालिकाना फीस (Seigniorage 
Fee ) 2 प्रतिशत लिया जाना है, जिसके आलोक में BTC Form- 60 में मालिकाना फीस ( Seigniorage 
Fee) को सम्मिलित किया जाता है । 
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जयन्त कुमार सिंह , 

अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1128 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


